निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1355) पटना , बुधवार, 23 दिसम्बर 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - 


- 


- - - 


- - 


अधिसूचना 


22 जुलाई 2015 


सं0 1स्था० - 84/15 -1621/वि०स० । — सभा सचिवालय के निम्नलिखित सहायकों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर 


वेतनमान PB- 2 - 9300 - 34, 800 / - + ग्रेड वेतन - 4800/ - रू० एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण की तिथि 


से अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है - 


( 1 ) 


श्री मो० शमीम अहमद , सहायक को श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो , प्रशाखा पदाधिकारी के अवर सचिव के पद पर 


प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर ; 


( 2 ) 


श्री विवेकानन्द झा , सहायक को श्री गणेश कुमार , प्रशाखा पदाधिकारी के अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति के 


फलस्वरूप रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर ; 


( 3 ) 


श्री मुकेश कुमार , सहायक को श्री अभय शंकर राय, प्रशाखा पदाधिकारी के अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति के 


फलस्वरूप रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर ; 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 दिसम्बर 2015 
श्री छोटे पासवान , सहायक को श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी के अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति के 


( 4 ) 


फलस्वरूप रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर । प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे छ : माह के अन्दर 


विभागीय परीक्षा पास कर लेंगे । 


प्रोन्नति के मामले में भविष्य में पटना उच्च न्यायालय में LPA No. - 1066 / 2015 एवं अन्य मामलों में जो 


फैसले दिये जायेंगे तदनुसार प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्णयानुसार संशोधित कर दिया जायेगा । क्रमांक - 4 की प्रोन्नति इस शर्त 


पर दी जाती है कि भविष्य में आपसी वरीयता संबंधी आदेश के आलोक में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो तदनुसार 


संशोधन कर दिया जायेगा । 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


असीम कुमार , 


अवर सचिव , 


बिहार विधान - सभा , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1355 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


